निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 20 चैत्र 1939 ( श० ) 
( संo पटना 279) पटना , सोमवार , 10 अप्रील 2017 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

6 अप्रील 2017 
सं0 पर्या० / वन - 05 / 10- 207 (ई) / प०व० — बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पर्षद् मंडल की 104वीं 
बैठक , दिनांक 19.09. 2016 में लिये गये निर्णय के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित 
ध्वनि प्रदूषण(विनियमण एवं नियंत्रण ) नियमावली, 2000 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य में ध्वनि प्रदूषण की 
रोक - थाम हेतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सररकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों को बिहार राज्य प्रदूषण 
नियंत्रण पर्षद् के क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में शक्ति प्रदत्त की जाती है । 

1. जिला पदाधिकारी 
2. अपर समाहर्ता 
3. अनुमंडल पदाधिकारी 
4. नगर निकायों के नगर आयुक्त 
5. मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी 
6. अपर मुख्य नगर आयुक्त 
7. अंचलाधिकारी 
8. पुलिस अधीक्षक 
9. अपर पुलिस अधीक्षक 
10. पुलिस उपाधीक्षक 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 अप्रील 2017 


11. पुलिस निरीक्षक 


12. थानाध्यक्ष 


(II ) वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1981 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1983 में निहित प्रावधानों 
के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपने - अपने क्षेत्र 
में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के रूप में शक्ति प्रदत्त की जाती है । 

1. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित जिला खनन 

पदाधिकारी / सहायक खनन पदाधिकारी / खनिज विकास पदाधिकारी । 
2. पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार सरकार के अधीन विभिन्न जिलों में पदस्थापित वन प्रमंडल 
पदाधिकारी / सहायक वन संरक्षक / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , →टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 279 - 571 + 500 -डी0टी0जी0I 

Website : http: // egazette. bih. nic.in 


